इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


क्रमांक 648 ] 


क्र . 

( 1 ) 


01 


स्थान 
( 2 ) 


मध्य प्रद श 


सत्यमेव 


शासन 
. 


भोपाल , दिनांक 26 दिसम्बर 2022 

क्र . एफ - 35-137-2019- - दो - सी- एक्स . - भारत सरकार , गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्र . एस . ओ . 1285 , दिनांक 4 मई 1963 
के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम , 1923 ( 1923 का 19 ) की धारा 2 के खण्ड ( 8 ) के उपखण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार , एतद्द्वारा , नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थानों को , उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रतिषिद्ध 
स्थान घोषित करती है : 


पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 
लिमिटेड 400/220 के . वी . , 
जी . आई . एस . उप- केन्द्र सेहरा , 
जिला बैतूल , मध्यप्रदेश . 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


भोपाल , सोमवार , दिनांक 26 दिसम्बर 2022 - पौष 5 , शक 1944 

गृह ( सी- अनुभाग ) विभाग 
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल 


अनुसूची 

पता 

( 3 ) 


पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 
400/220 के . वी . , जी . आई . एस . उप - केन्द्र 
सेहरा , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश . 


1295 


प्रतिबंधित क्षेत्र की चतुर्सीमा 
( 4 ) 


पूर्व – ख . नं . 722/2 शेख रईस कुरैशी की 
कृषि भूमि , ख . नं . 726/2 राजेश 
पुत्र अनरलाल की कृषि भूमि एवं 
ख . नं . 726/3 शिशुपाल पुत्र अमरचंद 
की कृषि भूमि . 

पश्चिम - ख . नं . 649/2 भागरती बेवा रामू 


की कृषि भूमि , ख . नं . 645/1 धन्नू 

पुत्र बिहारी की कृषि भूमि एवं 
ख . नं . 646/1 जददू पुत्र सखाराम 
की कृषि भूमि . 


उत्तर - डामर रोड 

दक्षिण – ख नं . 728/1 उदयराम पुत्र राधो की 
कृषि भूमि एवं ख . नं . 729/1 
मोतीराम पिता सीताराम की कृषि 
भूमि . 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2022 

No. F. 35-137-2019-2 - C - X. - In exercise of the powers conferred by sub - clause ( d ) of clause ( 8 ) of 
Section 2 of the Official Secrets Act , 1923 ( 19 of 1923 ) read with Government of India , Ministry of Home 
Affairs's Notification No. S.O. 1285 , dated the 4th May , 1963 , the State Government , hereby , declares the places 
specified in the Schedule given below to be prohibited places for the purposes of the said Act : 


1296 


S.N. 


PLACE 


( 2 ) 


( 1 ) 

01 Power Grid Corporation of 
India Limited 400/220 K.V. , 
G.I.S. Sub - station Sehra , 
District Betul , Madhya 
Pradesh . 


SCHEDULE 


LOCATION 


( 3 ) 

Power Grid Corporation of India 
Limited 400/220 K.V. , G.I.S. Sub 
station Sehra , District Betul , Madhya 
Pradesh . 


DESCRIPTION OF THE 
BOUNDRIES OF THE 
PROHIBITED PLACE 
( 4 ) 


East - Agricultural land of K. N. 722/2 
Sheikh Raees Qureshi , Agri 
cultural land of K. N. 726/2 
Rajesh S / o Anarlal and Agri 
cultural land of K. N. 726/3 
Shishupal S / o Amarchand . 
West - Agricultural land of K. N. 


649/2 Bhagarati Bewa 
Ramu , Agricultural land of 
K. N. 645/1 Dhannu S / o 
Bihari and Agricultural 
land of K. N. 646/1 Jaddu's 
son Sakharam . 


North - Damar Road 


South - Agricultural land of K. N. 

728/1 Udayaram S / o Radho 
and Agricultural land of 
729/1 Motiram S / o Sitaram . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 


एच . एस . मीना , उपसचिव . 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2022 . 


